निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 532 ) 


13 आषाढ़ 1935 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 4 जुलाई 2013 


जल संसाधन विभाग 


- 


- - 


अधिसूचना 
21 मार्च 2013 


सं0 22 / नि०सि०( सिवान) -11 - 07 / 2006 / 381 — श्री शशि कुमार सिन्हा, सहायक अभियन्ता, सारण नहर 
अवर प्रमण्डल, बरौली एवं तत्कालीन प्राक्कलन पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अंचल, पडरौना के पदस्थापन अवधि में उनके 
कार्यकलापों से संबंधित प्राप्त पत्रों के समीक्षोपरान्त श्री सिन्हा के विरूद्व मनमाने ढंग से कार्य करने, विभाग एवं 
उच्चाधिकारियों से सीधे पत्राचार करने, कार्य में रूचि नहीं लेने , उदासीनता बरतने, स्थानान्तरण उपरान्त प्रभार नहीं 
सौपने, सरकारी अभिलेखों को हस्तगत नहीं कराने, दिनांक 17.9.06 से लगातार अपने कार्य से अनुपस्थित रहने , श्रीमती 
मीना देवी , ग्राम - पो0 - बरौली , गोपालगंज से उनकी लड़की को नौकरी दिलवाने के नाम पर 40 ,000 / - ( चालीस 
हजार रूपये) धोखा देकर लेने आदि कतिपय आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 634 दिनांक 31.5.11 द्वारा 
बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही 
प्रारम्भ की गयी । 

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी । जांच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी 
द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आरोपित पदाधिकारी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । विभागीय संकल्प ज्ञापांक 634 
दिनांक 31.5.11 श्री सिन्हा के गृह पते पर जमशेदपुर प्रेषित किया गया था । पुनः उपस्थित नहीं होने के कारण समाचार 
पत्रों के माध्यम से दिनांक 16 .9. 12 को प्रेस विज्ञप्ति निकाली गयी । इसके बावजूद भी श्री सिन्हा उपस्थित नहीं हुए तब 
विशेषदूत के माध्यम से विभागीय कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए अभियन्ता प्रमुख ( मध्य) के पत्रांक 138 दिनांक 10 . 
10.12 उनके गृह पते पर हस्तगत कराया गया परन्तु निर्धारित समय अवधि सात दिनों के बाद भी दिनांक 29. 10.12 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 जुलाई 2013 
तक श्री सिन्हा उपस्थित नहीं हुए । उनकी अनुपस्थिति की अवधि पाँच वर्षों से अधिक हो चुकी है अतएव बिहार सेवा 
संहिता के नियम 76 के अधीन श्री सिन्हा को सेवा समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है । 

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियन्ता का कार्यालय , जल 
संसाधन विभाग , सिवान का पत्र सं0 - 476 दिनांक 23. 2. 13 एवं प्रबंधन प्रशाखा - 8 के गै0स0प्रे0सं0 - 212 दिनांक 25. 2. 13 
द्वारा सूचना मिली कि श्री शशि कुमार सिन्हा का निधन दिनांक 17.1.13 द्वारा हो गया है । 

चूंकि आरोपित सहायक अभियनता श्री शशि कुमार सिन्हा की मृत्यु हो चुकी है अतएव तकनीकी रूप से 
विभागीय संकल्प ज्ञापांक 634 दिनांक 31.5.11 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को संचिकास्त करने का निर्णय लिया 
गया । 

उक्त निर्णय के आलोक में श्री शशि कुमार सिन्हा, सहायक अभियन्ता के विरूद्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक 634 
दिनांक 31.5.11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत 
संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त ( बन्द ) किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


| 


भरत झा , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 532 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


